PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ.., AUG. 4 , 2009 (SRVN, 13 , 1931 SAKA) 


471 


कृषि विभाग 


दिनांक 20 जुलाई , 2009 


संख्या 982 - कृ ० अनु ०( 3)-2009/ 10569. - चूंकि , पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23), की 
धारा 34 की उप - धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में , मण्डी समिति , सोनीपत ने हरियाणा राज्य सरकार से भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 
(1894 का अधिनियम 1), के उपबन्धों के अधीन भूमि उक्त अधिनियम के अधीन आंधेनिर्णीत प्रतिकर तथा नक्त भूमि के अर्जन में राज्य सरकार 
द्वारा उपगत किए गए सभी अन्य प्रमारों के उक्त समिति द्वारा भुगतान पर अर्जित करने के लिए प्रार्थना की है । 

और. चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि मण्डी समित्ति , सोनीपत द्वारा अपने 
खर्चे पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् बड़वासनी से लुहारी टिब्बा सड़क के निर्माण तथा विकास के लिए गांव बाघडु, तहसील तथा जिला 
सोनीपत में अपेक्षित है , इसके द्वारा , यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि सर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी दे लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों को अपने 
सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में , किसी भूमि पर, प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित तथा अनुज्ञात , सभी अन्य कार्य 
करने के लिए, इसके द्वारा, प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे परिक्षेत्र में , भूमि के अर्जन के संबंध में , कोई आक्षेप हो तो इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में 
परिचालित दो दैनिक समाचार - पत्रों में , जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से , इन में से जो 
भी बाद में हो , तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी- एवं - भूमि अर्जन कलक्टर, सोनीपत के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप, यदि 
कोई हो . दायर कर सकता है । 
भूमि के नक्शों का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी- एवं- भूमि अर्जन कलक्टर , सोनीपत के कार्यालय में किया जा सकता है ! 

विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांद व 


खसरा नं ० 


क्षेत्र 


हदबस्त संख्या 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


सोनीपत 


सोनीपत 


43 


बाघड 
हदबस्त संख्या 194 


4 मिन उत्तर 


D 


(ग 


5/1 मिन उत्तर 


..... 


10 


15 


कुल क्षेत्र 


1 


15 


या 


1 कनाल 15 मरले 


रोशन लाल, 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 17 जुलाई, 2009 


चित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग ! 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 20th July, 2009 


No.982- Agri. Sec. ( 3)-2009/10589. - Whereas , in pursuance of the provisions of Sub - section ( 1) of 
Section 34 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961 ), the Market Committec , 
Sonipat, has requested the State Government to acquire land under the provisions of the Land Acquisition 
Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), on payment by the said Committee of the compensation awarded under the said Act and 
of all other charges incurred in acquiring the said land by the State Government. 


472 


HARYANA GOVT. GAZ.., AUG . 4 , 2009 (SRVN . 13 , 1931 SAKA ) 


PART ! 


And , whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land described in the specification below is 
needed by the Market Committee , Sonipat, at its expense , for a public purpose, namely , for the construction and 
developmentof road from Village Barwansi to Luhari Tibba at Bagru , Tehsil and District Sonipat, it is hereby notified 
that the land specified below is needed for the above purpose . 


This notification is made under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), for 
the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking, to enter upon and survey the 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


Any person interested , who has any objection to the aquisition of the land in the locality , may , within a 
period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers 
circulating in the locality of which at least one shail be in the regional language or publicity in the locality , 
whichever is later, file an cbjection , if any , in writing before the District Revenue Officer - cum -Land Acquisition 
Collector , Sonipat. 


Plans of the land may be inspected in the office ofthe DistrictRevenue Officer-curn -Land Acquisition Collector , 
Sonipat. 


Specification 


District 


Tehsil 


Khasra Number 


Village and 
Hadbast Number 


Area 
Kanal Marla 


2 


3 


4 


5 


Sonipat 


Sonipat 


Bagu 
H.B.No. 194 


4min North 


0 


5 


5/1 min North 


end 


10 


Total 


1 


1 


15 


Total Area 


Or 
1 Kanal 


15 Marla 


Chandigarn : 
The 17th July , 2009 


ROSHAN LAL , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Agriculture Department. 


कृषि विभाग 


आदेश 


ichi 21 vnt . 2009 


FET 1376- Tio (3)-2009 /10605.- ejfd , jusa gafe EU , 

F3f994 , 1961 (1961 I GETS Hafroh 23), a 
SF- 34 2 34 - 

CT (?) Fatt 3 THTUI FECI , AHHOT I fef27, 1894 ( 1894 957 
अधिनियम 1), के उपबन्धों के अधीन भूमि उक्त अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर तथा उक्त भूमि के अर्जन मे राज्य सरकार द्वारा उपगत 
किए गए सभी अन्य प्रभारों के उक्त समिति द्वारा भुगतान पर अर्जित करने के लिए प्रार्थना की है । 


और, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि मण्डी समिति , जुलाना द्वारा अपने 
खर्चे पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् नई अनाज मण्डी, जुलाना से करसौला रोड़ के निर्माण के लिए अपेक्षित है, इसके द्वारा , यह अधिसूचित 


5 


PARTI ) 


HARYANA GOVT , GAZ., AUG. 4,2009 ( SRVN. 13, 1931 SAKA) 


473 


किया जाता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों को उनके 
सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में , किसी भूमि पर . प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित तथा अनुज्ञात , सभी अन्य कार्य 
करने के लिए, इसके द्वारा, प्राधिकृत करते हैं । 


.. 


कोई हितबद्ध व्यक्ति,जिसे परिक्षेत्र में , भूमि के अर्जन के संबंध में, कोई आक्षेप हो तो इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में दो दैनिक 
समाचार - पत्रों में , जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इन में से जो भी बाद में हो, तीस दिन 
की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी -एवं -भूमि अर्जन कलक्टर , जीन्द के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप, यदि कोई हो , दायर कर सकता 
है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण , जिला राजस्व अधिकारी- एवं - भूमि अर्जन कलक्टर, जीन्द के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव व 


खसरा संख्या 


क्षेत्र 


हदबस्त संख्या 


कनार 


मरला 


- 


2 


3 


5 


जीन्द 


57 


जुलाना 
हदबस्त संख्या 38 


9/2 


3 


6 


19 


3 


22 


7 


11 


5 मिन 


है 


9 


523 मिन 


9 


कुल 


19 


15 


कुल क्षेत्र 


19 


15 


या 


2 एकड़ 3 कनाल 15 भरले 


रोशन लाल, 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 17 जुलाई , 2009 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 21st July , 2009 


No. 1376 -Agri. Sec . (3 )-2009 /10605. — Whereas, in pursuance of the provisions of Sub -section (1) of 
Section 34 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Purjab Act 23 of 1961), the Market Committee , 
Jullana , has requested the Government to acquire land under the provisions of the Land Acquisition 
Act , 1894 ( Act 1 of 1894 ), on payment by the said Committee of the compensation awarded under the said Act and 
of all other charges incurred in acquiring the said !and by the State Government. 


474 


HARYANA GOVT . GAZ ., AUG . 4 , 2009 (SRVN . 13 , 1931 SAKA ) 


Part ) 


And , whereas , it appears to the Governor of Haryana that the land described in the specification below is 
needed by the Market Committee , jullana , at its expense, for a public purpose, namely, for the construction for road 
from New Grain Market, Juliana to Karsola , it is hereby notified that the land specified below is needed for the above 
purpose . 


This notification is made under the provisionsof Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), for 
the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid sectiori, the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking, to enter upon and survey the 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


Any person interested , who has any objection to the aquisition of the land in the locality , may , within a 
period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers 
circulating in the locality of which at least one shall be in the regional language or publicity in the locality , 
whichever is later, file an objection , if any , in writing before the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition 
Collector, jind . 


Plans of the landmay be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Collector, 


Jind . 


Specification 


District 


Tensil 


Khasra Number 


Village and 
Hadbast Number 


Area 
Kanal Maria 


2 


3 


4 


5 


Jind 


lind 


57 


Juilana 
H.D. No. 33 


9/2 


3 


6 


19 


g 


22 


7 


11 


503min 


0 


9 


523min 


0 


9 


Total 


19 


15 


Total Area 


19 


2 Acre 3 Kanal 15 Maria 


Chandigarh : 
The 17th July , 2009 


ROSHAN LAL , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

GovernmentHaryana , Agriculture Department. 


कृषि विभाग 


fHia 21 7913 , 2009 


FAT 83-50 3770( 3) 2009/10509. - fa , duta af JUST HOS tief , 1961 (1961 y otra349 23), 
ETT 34 54 -ETT (1) # 17azda BTT H , og fila , tiegan † R OT 3050 31927 , 1894 (1894 

अधिनियम 1). के उपबन्धों के अधीन भूपि उक्त अधिनिराम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर तथा उक्त भूमि के अर्जन में राज्य सरकार द्वारा उपगत 
किए गए सभी अन्य प्रभारों के उक्त समिति द्वारा भुगतान पर अर्जित करने के लिए प्रार्थना की है । 


PARTI 


HARYANA GOVT . GAZ ., AUG. 4, 2009 (SRTN. 13, 1951 SAKA) 


475 


और, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूभि मण्डी समिति , रोहतक द्वारा अपने 
खर्चे पर. सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांद सुनारी खुर्द तहसील तथा जिला रोहतक में फल एवं सब्जी खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र इत्यादि बनाने हेतु 
अपेक्षित है, इसके द्वारा, यह अधिसूचित किया जात! है कि नीचेविनिर्दिष्ट भूमि उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल. इस समय, इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों को उनके 
सेदकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र मे, किसी भूमि पर, प्रदेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात, सभी अन्य कार्य 
करने के लिए, इसके द्वारा , प्राधिकृत करते हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसे परिक्षेत्र में, भूमि के अर्जन के संबंध में , कोई आक्षेप हो तो इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में दो दैनिक 
समाचार -पत्रों में , जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से , इन में से जो भी बाद में हो , तीस दिन 
की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी -एवं- भूमि अर्जन कलक्टर, रोहतक के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप, यदि कोई हो. दायर कर सकता 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण , जिला राजस्व अधिकारी- एवं भूमि अर्जन कलक्टर, रोहतक के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्ट 


जिला 


तहसील 


गाव तथा 


खसरा संख्या 


क्षेत्र 


हदबस्त संख्या 


कनाल 


मरला 


2 


3 


4 


5 


रोहतक 


रोहतक 


33 


सुनारी खुर्द 
हदबस्त नं ० 102 


19/2 


1 


4 


20/1/2 


CEO 


20/2/2 


4 


15 


21 


0 


2211 


7 


18 


23/2 


5 


2 


24/2 


. 


42 


and 


8 


0 


2/1 


2 


8 


2/2 


c 


6 


2/3 


5 


6 


3/1 


. 


9 


3/2 


7 


11 


4/2/1 


0 


7 


412/2 


7 


12 


476 


HARYANA GUVT. GAZ . , AUG . 4 , 2009 ( SRVN . 13 , 1931 SAKA ) 


PARTI 


muda 


2 


3 


4 


5 


रोहतक 


रोहतक 


सुनारी खुर्द 


5/2 


2 


हदबस्त नं 0 102 


6 


8 


o 


7 


8 


. 


8 


8 


0 


9/1 


1 


8 


9/2 


12 


9/3 


3 


9/4 


3 


0 


10 


8 


CO 


12 


8 


13 


8 


14 


४ 


. 


15 


Co 


0 


16 


8 


17 


0 


G 


19 


G 


20 


am 


21. 


6 


18 


22 


6 


18 


23 


18 


o 


18 


-25 


18 .. 


220 


2 


कुल क्षेत्र 


220 


2 


या 


27 एकड़ 4 कनाल 2 मरले 


- 


रोशन लाल, 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग ! 


PARTI 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 4 , 2099 ( SRVN . 13 , 1931 SAKA ) 


477 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 21st July , 2009 


No. 83 -Agri. Sec. (3 )-2009 /10609. - Whereas , in pursuance of the provisions of Sub -section (1 ) of 
Section 34 of the Punjab Agncultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Market Committee, 
Rohtak , has requested the State Government to acquire land under the provisions of the Land Acquisition 
Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), on payment by the said Committee of the compensation awarded under the said Act and 
of all other charges incurred in acquiring the said land by the State Government. 


And, whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land described in the specifications below is 
needed by the Market Committee, Rohtak , at its expense , for a public purpose , namely , for the seiting up of the 
processing unit for fruits and vegetables etc. at Village Sunari Khurd , Tehsil and District Rohtak . 
It is hereby notified that the land specified below is needed for the above purpose . 


This notification is madeunder the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894), for 
the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking , to enter upon and survey the 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


Any person interested , who has any objection to the aquisition of the land in the locality , nay, within a 
period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers 
circulating in the locality of which at least one shall be in the regional language or publicity in the locality , 
whichever is later, file an objection , if any , in writing before the District Revenue Officer elim -Land Acquisition 
Collector , Rohtak . 


Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer -cum - Land Acquisition Collector, 
Rohtak . 


ARAYA 


Specifications 

Khasra Number 


District 


Tehsil 


Village and 
HadbastNumber 


Area 
Kanal Marta 


1 


2 


3 


4 


5 


Rohtak 


Rohtak 


33 


Sunari Khurd 
H.B.Number 102 


19/2 


former 


4 


( Contd . ) 


20/1/2 


20/212 


15 


21 


8 


22/1 


7 


18 


23/2 


3 


2 


24/2 


1 


4 


42 


SA 


.. 


1 


8 


0 


2/1 


2 


8 


2/2 


6 


2/3 


5 


6 


311 


0 


9 


.. 


478 


HARYANA GOVT: GAZ ., AUG . 4 , 2009 (SRVN . 13 , 1931 SAKA ) 


PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


Rohtak 


Rohtak 


Sunari Khurd 


3/2 


7 


11 . 


H.B. Number 102 


4/2/1 


O 


? 


Concld .) 


4/2/2 


7 


12 


5/2 


5 


2 


6 


8 


0 


7 


8 


8 


0 


9/1 


1 


8 


9/2 


0 


12 


9/3 


3 


9/4 


3 


10 


8 


0 


11 


8 


0 


12 


8 


0 


13 


8 


14 


8 


15 


8 


0 


16 


8 


17 


8 


18 


8 


0 


19 


& 


20 


8 


21 


6 


18 


22 


6 


18 


6 


18 


24 


6 


25 


6 


18 


220 


2 


Total Area 


220 


2 


- 


27 Acre 4 Kanal 2 Marla 


ROSHAN LAL , 
Financial Commissioner and Prircipal Secretary to 
Government Haryana , Agriculture Department. 


